निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 ज्येष्ठ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 580 ) पटना , मंगलवार , 19 जून 2018 


सं० एल / एच०जी० - 14 - 11 / 2017 - 5256 

गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


संकल्प 

8 जून 2018 
विषय: - बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के अंतर्गत समादेष्टा संवर्ग के मूल कोटि का पद जिला समादेष्टा एवं 

उच्चतम पद यथा - उप महासमादेष्टा के पद पर प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन । 
विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 2441, दिनांक 06. 03. 2008 को अवक्रमित करते हुए बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के 
अंतर्गत समादेष्टा संवर्ग के मूल कोटि का पद जिला समादेष्टा एवं उच्चतम पद यथा - उप महासमादेष्टा के पद पर 
प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है: 
बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य 

– अध्यक्ष 
प्रधान सचिव, गृह विभाग 

- सदस्य 
महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी , पटना 

- सदस्य 
विशेष सचिव / अपर सचिव / संयुक्त सचिव , गृह विभाग 
( जो बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग के वरीय प्रभार में हों ) 

- सदस्य 
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / जनजाति के पदाधिकारी – सदस्य 

अल्पसंख्यक समुदाय के एक पदाधिकारी , जो विभाग द्वारा मनोनीत किए जाएंगे । - सदस्य 
आदेश: आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राज - पत्र के अगले 
असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रतिलिपि सभी संबंधित को सूचनार्थ भेजी जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विमलेश कुमार झा , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


-No+ 


अधीक्षक सचिवालय मदणालय . 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 580 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


